पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.'' 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
miter से प्रकाशित 


क्रमांक 617] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 23, शक 1943 


राजभवन 
रायपुर 


रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ. 1-1/2021/रास/यू -2. — इस सचिवालय के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-08-2021 एवं दिनांक 15-09-2021 द्वारा 
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद नेताम द्वारा भारमुक्त करने के अनुरोध को माननीय 
कुलाधिपति द्वारा स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन्‌ 1987) की धारा 14(2) अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि 
विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु नियमानुसार कम से कम तीन व्यक्तियों की एक तालिका (पेनल) अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा 
निम्नानुसार समिति गठित किया गया है :- 


1. डॉ. अरविंदभाई आर. पाठक, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट -समिति 
पूर्व कुलपति, एक व्यक्ति — 


सी-14, अनुराधा सोसायटी, 
कबीर सर्कल के पास, बोपाल, 
गुमा, अहमदाबाद (गुजरात) 

1 श्री सुब्रत साहू, राज्य सरकार द्वारा नाम -समिति 
अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, निर्दिष्ट एक व्यक्ति सदस्य 
मान. मुख्यमंत्री सचिवालय, 
मंत्रालय, नवा रायपुर. 

3. श्री आनंद मिश्रा, बोर्ड द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति -समिति 
शिवाजी चौक, राजेन्द्र नगर, सदस्य 
बिलासपुर (छ.ग.) 


2 उपर्युक्त समिति अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से शीघ्रातिशीघ्र माननीय कुलाधिपति को तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी. 


हस्ता./- 


(अमृत कुमार खलखो) 
राज्यपाल के सचिव. 


1233 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


